HERE 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 अग्रहायण, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 972 राँची, मंगलवार , 


26 नवम्बर , 2019 ( ई ० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
19 नवम्बर , 2019 


संख्या-4/नि ० सं०-12-285 /2014 का .-9176-- श्री टुडू दिलीप , झा ०प्र ० से ० ( चतुर्थ बैच सीमित , गृह जिला 
गोड्डा) कार्यपालक दण्डाधिकारी, सिमरिया, चतरा द्वारा दिनांक 11.03.2019 से 16.05.2019 तक उपभोग की 
गई अवकाश अवधि को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 में वर्णित उपबंधों के अधीन 
उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल 
सरकार के अवर सचिव । 


कुमार सिंह , 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 972 -- 50 


